निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 174 ) पटना, फाल्यान, 1931T02010 


( सं0 पटना 174) 


24 फाल्गुन 1931 ( श ) 
पटना , सोमवार , 15 मार्च 2010 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च 2010. 
सं0 3 / एच0 - 02 / 2009 - का0 . -1016 — बिहार दिवस के अवसर पर दिनांक 22 मार्च 2010 ( सोमवार) को 
राज्य सरकार के कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में सामान्य अवकाश तथा एन०आइ०ऐक्ट, 1881 की 
धारा - 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राजीव लोचन, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 174 - 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


